PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ , JULY 22 ; 1986 (ASAR . 31, 1908 SAKA ) 


2013 


श्रम विभाग 


दिनांक . 6. जून , 1986 
सं ० 2 ( 55) 83-2 श्रम . - मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 14 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार श्रम विभाग, अधिसूचना सं ० 2( 55)83-2 श्रम , दिनांक 11 
दिसम्बर, 1984 के अनुक्रम में हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए श्रम विभाग, 
हरियाणा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने यथा वितिदिष्ट उनकी अपनी अधिकारिता के भीतर सभी 
कारखानों और प्रौद्योगिक स्थापनाओं के सम्बंध में निरीक्षक नियुक्त करते हैं , अर्थात्: 


। 


क्रमांक 


पद नाम 


अधिकारिता , सीमा 


1 . 


श्रम अधिकारी तथा समझोता अधिकारी, 
अम्बाला 
श्रम 

तथा समझौता अधिकारी, 
कुरुक्षेत्र 


जिला अम्बाला ( जगाधरी तहसील को 
छोड़कर ) 
जिला कुरुक्षेत्र 


१ . 


कुलवन्त सिंह, 
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 

श्रम तथा रोजगार विभाम । 


रोजस्व विभाग 
युद्ध जोगीर 


. 


दिनांक 10 जुलाई, 1986 
क्रम ,8434-( 2)-88/20626::- श्री हरफूल सिंह , पुत्र श्री तेज राम , गांव लिसान, तहसील रिवाड़ी, जिला 
महन्द्र गढ़, की दिनांक 2. जनवरी, 1985, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप; हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य.में अपनाया गया है और उसमें मांब तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 
थए )( 1ए) तथा 3( 1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री हरफूल सिंह की मुम्लिग 300 रुपये वार्षिक 
की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6281-र-II - 70/ 3375, दिनांक 5 फरवरी, 19713 तथा 
अधिसूचना क्रमांक . 1789 -जै-I779/ 44040 ; . दिनांक 30 मक्तूबर , .. 1979 , वारा: मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा 
बीमती रामदेवी के नाम बरीफ , 1985 से 300 रुपये वार्षिक दर से सनद में दी गई. शतों के प्रस्तर्गत प्रदान करते 


१ 


। 


क्रमांक 649- ज- ( 2 )-86/20630.---पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए )( 1 ए) . तथा..3( 1ए ) के अनुसार सौंपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमती गंगादेवी, विधवा, श्री . नत्थू राम , . गांव घिलेवाल ,. तहसील 
टोहाना, जिला हिसार, को रबी , 1979 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रवी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक 
कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 

कमांक 519- ज-( 2)-86/ 20634.- श्री श्रीचन्द , पुनः श्री नान्हु राम , गांवः सांपला, तहसील व जिला रोहतक, की 
दिनांक 16 फरवरी , 1986, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजावं युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें , आज तक संशोधन किया गया है) की धारा एवं 
2 (ए) (1 ) तथा 3( 1) (ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का, प्रयोग करते हुए श्री श्रीचन्द्र की मुग्लिग 300 रुपये 
वार्षिच की जागीर जो उसे पंजाब सरकार की अधिसूचमा क्रमांक ,1476 -जे. एन- III - 6.6/ 2551 , दिनांक.. 1.6 फरवरी, 1966 
तथा मधिसूचना क्रमांक 5041 प्रार-III- 70 / 29505, दिनांक ६ दिसम्बर, 1970 , तथा. 1789- जै-I - 79144040, दिनांक 30 
अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा धीमती सन्दोरवी के नाम खरीफ, 1988 से 300 रुपये वार्षिक 
की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


